निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1933 ( श ) 
पटना , बुधवार , 25 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 33 ) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

23 जनवरी 2012 
एस0 ओ 0 27, दिनांक 25 जनवरी 2012 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना की ज्ञाप संख्या 
967, दिनांक 18 जनवरी 2012 द्वारा डा 0 कुमार देव दत्त , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , मोतिहारी , 
जिनकी सेवा विधि विभाग को सौपी गयी है , को बिहार राज्य विधि अयोग , पटना के सदस्य सचिव के पद 
पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक अधिकतम तीन वर्षों के लिये पदस्थापित किया 
जाता है । 

( सं0 ए0/ ए0 जे0-30/ 2005 /649/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


